पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म . प्र. - 108 - भोपाल - 09 - 11. 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22 /153 , 
दिनांक 10 - 1 - 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. 


सत्यमेव जय 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 452 ] 


भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 10 सितम्बर 2010 - भाद्र 19, शक 1932 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2010 


क्र . एफ ए - 3 - 34 - 2008 - एक - ( 1 ) - 1693. - इस विभाग की अधिसूचना क्र . एफ ए 3- 34/2008 - एक -( 1 ) - 1867, दिनांक 
01 नवम्बर 2009 में अंशतः संशोधन करते हुये और मध्यप्रदेश शासन कार्य ( आवंटन नियम ) के नियम 4 के अनुसरण में , मध्यप्रदेश के 
राज्यपाल निम्नलिखित राज्यमंत्री के प्रभार में उनके नाम के सामने दिये गये विभाग और / या विभाग की कार्य- सूची के विषय सौंपते हैं : 


स . क्र . 


सौंपे गये विभाग और / या विभाग की कार्य - सूची के विषय 


मंत्री का नाम 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह 
राज्यमंत्री 


किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, 
लोक सेवा प्रबंधन विभाग, 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अवनि वैश्य , मुख्य सचिव. 
भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2010 


क्र . एफ ए - 3- 34 - 2008 - एक -( 1) -1694. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की 
अधिसूचना क्र . एफ ए- 3 -34 -2008 - एक - (1 ) - 1693 , दिनांक 10 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है . 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अवनि वैश्य , मुख्य सचिव . 


903 


904 


HERYGII 775993 , fatich 10 fiatal 2010 


WORNO 


Bhopal, the 10th September 2010 


No. F. A .- 3- 34 -2008 - One( 1)- 1693. - In Partial modification of the department s Notification No. F.A .-3 -34 - 2008 
ONE (i)- 1867, dated , 1 November 2010 and in pursuance of Rule 4 of the Madhya Pradesh Government Business 
( Allocation ) Rules , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to assign to the charge of the following Minister the 
Department(s ) and / or the item (s) of business in the department(s ) shown against his name : 


Name of Minister 


S . No. 

( 1) 


Department(s) and / or item (s ) of business in the department assigned 

( 3 ) 


- (2 ) 


Shri Brijendra Pratap Singh 
State Minister. 


Farmer Welfare and Agriculture Development, 
Public Service Management. 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

AVANI VAISH , Chief Secy . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2010. 


